HIN 
SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या - 835 


राँची, शुक्रवार 


31 अगस्त , 2018 (ई० ) 


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
24 अगस्त , 2018 


संख्या- 16/खाद्य (FSSAI )-11-05/ 2013- 134( 16)-- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 
2006 की धारा-36 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा मानक नियमवाली, 
2011 के नियम -2. 1. 2 के आलोक में राज्य के सभी जिलों के अनुमण्डल पदाधिकारियों 
( Sub- Divisional Officer) को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त अभिहित 
अधिकारी ( Designated Officer) के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या - 05 (10) (खाद्य) दिनांक 25 जनवरी, 2012 इस हद तक 
संशोधित समझा जायेगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


निधि खरे, 
प्रधान सचिव -सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 835 -- 50 


